सत्यमेव जयते 

झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

18 चैत्र , 1944 ( श ० ) 

संख्या 

शुक्रवार , 

8 अप्रैल , 2022 ( ई ० ) 

पर्यटन , कला संस्कृति , खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग 

अधिसूचना 
8 अप्रैल , 2022 

1 . 

संख्या -02 / क्षे.स्था . - 01 ( कला ) - 05 / 2021-07-- जिला क्रीड़ा पदाधिकारी , राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री उपवन बाड़ा , झा ० क्रीड़ा से . ( गृह जिला - गुमला ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश 

० 

तक जिला क्रीड़ा पदाधिकारी , हज़ारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2 . 

संख्या -02 / क्षे.स्था.- 01 ( कला ) - 05 / 2021-08- - जिला क्रीड़ा पदाधिकारी , सिमडेगा के पद पर 
पदस्थापित श्री तुषार राय , झा ० क्रीड़ा से . ( गृह जिला - बक्सर ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश 
तक जिला क्रीड़ा पदाधिकारी , चतरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

3 . 

संख्या -02 / क्षे.स्था.- 01 ( कला ) - 05 / 2021-09- - जिला क्रीड़ा पदाधिकारी , धनबाद के पद पर 
पदस्थापित श्री संतोष कुमार , झा ० क्रीड़ा से ० ( गृह जिला - वाराणसी ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले 
आदेश तक जिला क्रीड़ा पदाधिकारी , जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

4 . 

संख्या -02 / क्षे.स्था.- 01 ( कला ) - 05 / 2021-10-- जिला क्रीड़ा पदाधिकारी , गिरिडीह के पद पर 
पदस्थापित श्री अमित कुमार , झा ० क्रीड़ा से . ( गृह जिला- पूर्वी सिंहभूम ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले 
आदेश तक जिला क्रीड़ा पदाधिकारी , साहेबगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


- 


166 राँची , 


2 

5 . 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 8 अप्रैल , 2022 
संख्या -02 / क्षे.स्था . - 01 ( कला ) -05 / 2021-11 - - जिला क्रीड़ा पदाधिकारी , कोडरमा के पद पर 
पदस्थापित श्री प्रवीण कुमार , झा ० . क्रीड़ा से . ( गृह जिला - राँची ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश 
तक जिला क्रीड़ा पदाधिकारी , सिमडेगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

श्री 

कुमार अपने आवंटित जिला के अलावा जिला क्रीड़ा पदाधिकारी , खूँटी के पद पर अतिरिक्त 
प्रभार में रहेंगें । 

6 . 

संख्या - 02 / क्षे.स्था . - 01 ( कला ) - 05 / 2021-12-- जिला क्रीड़ा पदाधिकारी , चतरा के पद पर 
पदस्थापित श्री प्राण महतो , झा ० क्रीड़ा से . ( गृह जिला - बोकारो ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश 
तक जिला क्रीड़ा पदाधिकारी , देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

7 . 

संख्या -02 / क्षे.स्था.- 01 ( कला ) - 05 / 2021-13 - - जिला क्रीड़ा पदाधिकारी , हज़ारीबाग के पद पर 
पदस्थापित श्री अर्जुन बारला , झा ० क्रीड़ा से . ( गृह जिला - गुमला ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश 
तक जिला क्रीड़ा पदाधिकारी , गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

8 . 

संख्या -02 / क्षे.स्था.- 01 ( कला ) - 05 / 2021-14 - - जिला क्रीड़ा पदाधिकारी , रामगढ़ के पद पर 
पदस्थापित श्री अविनेश कुमार त्रिपाठी , झा ० क्रीड़ा से . ( गृह जिला - पटना ) को स्थानान्तरित करते हुए 
अगले आदेश तक जिला क्रीड़ा पदाधिकारी , पूर्वी सिंहभूम के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

9 . 

संख्या -02 / क्षे.स्था . - 01 ( कला ) - 05 / 2021-15-- जिला क्रीड़ा पदाधिकारी , पलामू के पद पर 
पदस्थापित श्री उमेश लोहरा , झा ० क्रीड़ा से . ( गृह जिला - राँची ) को अपने पदस्थापित जिले के अलावा अगले 
आदेश तक जिला क्रीड़ा पदाधिकारी , गढ़वा का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है । 

10 . 

संख्या -02 / क्षे.स्था . - 01 ( कला ) - 05 / 2021-16 - - जिला क्रीड़ा पदाधिकारी , लातेहार के पद पर 
पदस्थापित श्री शिवेन्द्र कुमार सिंह , झा ० क्रीड़ा से . ( गृह जिला- धनबाद ) को अपने पदस्थापित जिले के 
अलावा अगले आदेश तक जिला क्रीड़ा पदाधिकारी , लोहरदगा के पद पर अतिरिक्त प्रभार में रहेंगें । 

11 . 

संख्या - 02 / क्षे.स्था . - 01 ( कला ) - 05 / 2021-17- - जिला क्रीड़ा पदाधिकारी , गढ़वा के पद पर 
पदस्थापित श्री तुफान कुमार पोद्दार , झा ० क्रीड़ा से . ( गृह जिला- पूर्वी सिंहभूम ) को स्थानान्तरित करते हुए 
अगले आदेश तक जिला क्रीड़ा पदाधिकारी , दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

12 . 

संख्या -02 / क्षे.स्था . - 01 ( कला ) -05 / 2021-18 -- जिला क्रीड़ा पदाधिकारी , दुमका के पद पर 
पदस्थापित श्री कैलाश राम , झा ० क्रीड़ा से ० ( गृह जिला - हज़ारीबाग ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले 
आदेश तक जिला क्रीड़ा पदाधिकारी , कोडरमा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

13 . 

संख्या - 02 / क्षे.स्था . - 01 ( कला ) - 05 / 2021-19- - जिला क्रीड़ा पदाधिकारी , देवघर के पद पर 
पदस्थापित श्री राजेश कुमार चैधरी , झा ० क्रीड़ा से . ( गृह जिला - औरंगाबाद ) को स्थानान्तरित करते हुए 
अगले आदेश तक जिला क्रीड़ा पदाधिकारी , पश्चिमी सिंहभूम के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

श्री चैधरी अपने आवंटित जिला के अलावा जिला क्रीड़ा पदाधिकारी , सरायकेला - खरसाँवा के पद के 
पद पर अतिरिक्त प्रभार में रहेंगें । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 8 अप्रैल , 2022 

3 

14 . 

संख्या -02 / क्षे.स्था . - 01 ( कला ) -05 / 2021-20 -- जिला क्रीड़ा पदाधिकारी , पाकुड़ के पद पर 
पदस्थापित श्री मनोज कुमार , झा ० क्रीड़ा से . ( गृह जिला - हज़ारीबाग ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले 
आदेश तक जिला क्रीड़ा पदाधिकारी , गोड्डा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

15 . 

संख्या - 02 / क्षे.स्था.- 01 ( कला ) -05 / 2021-21-- जिला क्रीड़ा पदाधिकारी , गोड्डा के पद पर 
पदस्थापित श्री राहुल कुमार , झा ० क्रीड़ा से . ( गृह जिला - मुंगेर ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश 
तक जिला क्रीड़ा पदाधिकारी , पाकुड़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

16 . 

संख्या - 02 / क्षे.स्था . - 01 ( कला ) - 05 / 2021-22 - - जिला क्रीड़ा पदाधिकारी , साहेबगंज के पद पर 
पदस्थापित श्री दिलीप कुमार , झा ० क्रीड़ा से . ( गृह जिला - बोकारो ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले 
आदेश तक जिला क्रीड़ा पदाधिकारी , धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

17 . 

संख्या -02 / क्षे॰स्था . - 01 ( कला ) -05 / 2021-23 -- जिला क्रीड़ा पदाधिकारी , पश्चिमी सिंहभूम के पद 
पर पदस्थापित सुश्री रूपा रानी तिर्की , झा ० क्रीड़ा से . ( गृह जिला - राँची ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले 
आदेश तक जिला क्रीड़ा पदाधिकारी , रामगढ़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

18 . 

संख्या -02 / क्षे.स्था . - 01 ( कला ) - 05 / 2021-24-- जिला क्रीड़ा पदाधिकारी , सरायकेला- खरसाँवा के 
पद पर पदस्थापित श्री संजीत कुमार , झा . क्रीड़ा से . ( गृह जिला - हज़ारीबाग ) को स्थानान्तरित करते हुए 
अगले आदेश तक जिला क्रीड़ा पदाधिकारी , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

II . 

उपर्युक्त स्थानान्तरण / पदस्थापन पर दिनांक 28.01.2022 को आहूत विभागीय स्थापना 
समिति की अनुशंसा प्राप्त है । 

III . 

दिनांक -28.01.2022 को आहूत विभागीय स्थापना समिति की अनुशंसा पर माननीय मुख्यमंत्री 
का अनुमोदन प्राप्त है । 

IV . 

संबंधित नियंत्री पदाधिकारी स्थानान्तरित पदधारकों का नव पदस्थापित जिला में प्रभार 
त्याग / ग्रहण कराना निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे । 
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा । 

V. 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

ह ० / 
सरकार के अवर सचिव । 

-------- 

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 166 50 


